रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D L.-33004/ 99 


NJIA 


AR 


सत्यमेवजपते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


EXTRAORDINARY 


668 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग -- खण्ड 3 --- उप - खण्ड ( ii ) 
PART IK Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


OVERNMENT UT 


UP INDI 


सं . 396 ] 
No. 396 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , जून 18 , 2001 / ज्येष्ठ 28 , 1923 
NEW DELHI,MONDAY , JUNE 18 , 2001/ JYAISTHA 28 , 1923 


NA 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


( सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय ) 

अधिसूचना 
मंगलूर, 7 मार्च, 2001 

सं. 3 / 2001 सीमाशुल्क ( एन. टी. ) 
का . आ . 525 ( अ ). - सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए न्यू मंगलूर पोर्ट, मंगलूर 
में निर्माणित बर्त सं. 11 और 12 को क्रूड ऑयल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादन की प्राप्ती, उतार और लदान कार्य के लिए अनुमोदन दी जाती है । 
मीमाशुल्क आयुक्त बेंगलूर द्वारा 21 - 9 - 74 को फाईल सी सं VIII/ 48 /300 / 73 में जारी की गई अधिसूचना सं. 2/74 के अनुसार उपर्युक्त दोनों बर्त 
न्यू मंगलूर के मेजर पोर्ट के निर्धारित सीमाशुल्क परिक्षेत्र के अधीन, मंगलूर के पास स्थित स्थानीय रूप से पनंबूर नाम से ज्ञात जगह में है । 

[ फा. एस. सं. 12/ 46/2001 सी. एच . ए. ] 

पी . कार्तिकेयन , आयुक्त 


MINISTRY OF FINANCE 


(Departmentof Revenue) 
(OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS) 

NOTIFICATION 
Mangalore, the 7th March, 2001 

NO . 3/2001 CUS ( NT) 
S . O . 525 (E ). — In exercise ofpowers conferred under Section 8 of the Customs Act, 1962 , approval is accorded 
for the purpose ofreceiving, unloading and loading of crude oil and otherpetroleum products at the berths No . 11 and 12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC . 3(ii)] 


which have been constructed at New Mangalore Port, Mangalore. The above berths are within the specified limits of 
Customs area of theMajor Port of the New Mangalore (situated in a place locally called Panambur near Mangalore ) vide 
Notification No 2/ 74 dated 21 -9 - 1974 issued by Commissioner of Customs, Bangalore from file C . No . VIII /48 /300 /73 . 

[ F. S. No . 12/46/2001 CHA] 
P. KARTHIKEYAN, Commissioner 


अधिसूचना 
मंगलूर, 30 अप्रैल, 2001 

सं. 4/ 2001 सीमाशुल्क ( एन .टी. ) 
का . आ . 526 अ ). - सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं , पी . कार्तिकेयन, 
आयुक्त , सीमाशुल्क , मंगलूर एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) मंगलूर, सीमाशुल्क आयुक्तालय की अधिसूचना सं. 3/ 2001 
मीमाशुल्क ( एन. टी . ) दिनांक 7 - 3 - 2001 में निम्नलिखित " संशोधन करता हूं । " 

उपर्युक्त अधिसूचना में " क्रूड आयल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादन की प्राप्ति, उतारना और लदान के कार्य के लिए शब्दों के स्थान पर 
निम्नलिखित शब्दों को रखें यानि " आयात/निर्यात मालों के उतार और लदान के कार्य के लिए " । 


[ फा . एस. सं. 12/ 46 /2001 सी. एच. ए. ] 

पी . कार्तिकेयन, आयुक्त 


NOTIFICATION 
Mangalore, the 30th April, 2001. 

NO. 4/ 2001 CUS( NT ) 
S . 0 . 526 ( E ). - In exercise of powers conferred under Section 8 of the Customs Act, 1962, 1, P . Karthikoyan , 
Commissioner of Customs,Mangalore hereby make the following amendments in Notification ofGovernment of India in 
the Ministry of Finance ( Department of Revenue), Mangalore Customs Commissionerate No . 3 / 2001 Cus( N. T .) dated 
7 - 3-2001, namely : -- 

In the said notification , for the words " for the purpose of receiving unloading and loading of crude oil and other 
petroleum products" the following words shall be substituted namely : — " for the purpose of unloading and loading of 
import/ export goods” . 

[ F. S. No. 12 /46/ 2001 CHA] 
P . KARTHIKEYAN , Commissioner 


Printod by the Manager, Govt. of India Proge , Ring Road , Mayapur , Now Dolhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi - 110054. 


